रजिस्ट्री संडी एल - 33004/ 99 


REGD. NO. D. L - 33004 / 99 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 


The Gazette of India 


ATI 


LIBR 


11BRARY 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


। 


CNTHAL 8 . 


भागा - खण्ड 3 -.- उप - खण्ड (6) 
PART IL- Section 3 - Sub-section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 10011 
No. 100 ]] 


नई दिल्ली, सोमवार , मार्च 5 , 2001 / फाल्गुन 14 , 1922 
NEW DELHI,MONDAY ,MARCH 5, 2001/PHALGUNA 14 , 1922 


- 


- 


- 


- 


- 


राष्ट्रपति सचिवालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2001 
सा. का .नि. 164 ( अ ).-- राष्ट्रपति , संविधान के अनुच्छेट 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए राष्ट्रपति सचिवालय (भर्ती और सेवा की शर्ते) नियम, 1976 का और संशोधन करने के लिए 
एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात् ; 
1. (1) इन नियमों का नाम राष्ट्रपति सचिवालय (भर्ती और सेवा की शर्ते) संशोधन नियम , 2001 


( 2) ये राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
2. राष्ट्रपति सचिवालय (भर्ती और सेवा की शर्ते) नियम, 1976 की अनुसूची 1 में क्रम संख्या 38 
में दरोगा (मलेरिया निरीक्षक) पदनाम के सामने , - 
(i) स्तंभ 6 में दी गई प्रविष्टि के स्थान पर निग्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् : 

" 1000-100-6000 रुपए ": 
स्तंभ 8 में दी गई प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थातः -- 
" 27 वर्ष ( सरकारी कर्मचारियों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा समय- समय पर जारी किए गए 
अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सामान्य अभ्यर्थियो के मामले में 40 वर्ष और अनुसूचित 
जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के मामले में 45 वर्ष तक की छूट दी जा 
सकती है ) । 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC. 3(1)] 


टिप्पण -1 आयु सीमा निर्धारण के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन-पत्र 
प्राप्त किए जाने की अंतिम तारीख होगी ( न कि असम , मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम , 
मणिपुर , नागालैण्ड , त्रिपुरा , सिक्किम , जम्मू -कश्मीर राज्य के लद्दाख डिवीजन, हिमाचल प्रदेश 
के लाहौल और स्पीति जिला तथा चम्बा जिला के पांगी सब डिवीजन, अण्डमान तथा निकोबार 
द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र अथवा लक्षदीप संघ राज्य क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिएनिर्धारित अंतिम 
तारीख) । 
टिप्पण -2 रोजगार कार्यालय से आने वाले अभ्यर्थियों के मामले में आयु सीमा निर्धारण की 
निर्णायक तारीख उस अवधि की अंतिम तारीख होगी जिस अवधि में रोजगार कार्यालय को नाम 
प्रस्तुत करने के लिए कहा गया हो "; 


(iii ) स्तंभ 11 में दी गई प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् : 

"सीधी भर्ती वाले अभ्यर्थियों के लिए दो वर्ष " ; 


( iv ) स्तंभ 12 में दी गई प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए , अर्थात् ; 

" प्रतिनियुक्ति / आमेलन 


टिप्पण -1 केन्द्रीय सरकार के उसी अथवा अन्य संगठन /विभाग में इससे तुरंत पूर्व धारित किसी 
अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया 
तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । 
टिप्पण-2 आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तारीख के अनुसार प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए 
अधिकतम आयु सीमा 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी । 
भूतपूर्व सैनिकों के लिए : प्रतिनियुक्ति / पुनर्नियोजन : सशस्त्र सेनाओं के कार्मिकों, जो एक वर्ष 
की अवधि के भीतर सेवा-निवृत्त होने वाले हों अथवा रिजर्व बल में स्थानांतरित किए जाने वाले 
हों और जो अपेक्षित अनुभव और विहित योग्यताएं रखते हों, पर भी विचार किया जा सकेगा । 
ऐसे व्यक्तियों के लिए प्रतिनियुक्ति की अवधि वह तारीख होगी जिसको वे सशस्त्र बल से 
निर्मुक्त होने वाले हैं । उसके पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन के आधार पर लिए जाने पर विचार किया 
जा सकता है " । 


[ सं. ए. 35011/ 13/ 96- प्रशासन 
लिखी राम, अपर सचिव ( प्रशासन ) 


[ भाग II- - खण्ड 3( 1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


टिप्पण : मूल नियम सा. का .नि . सं . 275 (क ), दिनांक 1 अप्रैल, 1975 को अधिसूचित किये गये 
थे, और बाद में निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित किये गये : 


क्र .सं. अधिसूचना की संख्या और तारीख 


राजपत्रित अधिसूचना की संख्या तथा तारीख 
संबंधी विवरण 


1 . 
2 . 


7. 


9. 


11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20 . 
21 . 
22. 
23. 
24. 


ए- 35022 / 1 / 76- स्था . दिनांक 25.7.79) सा . की.नि . सं. 11 18 दिनांक 15. 9. 79 
ए- 35022 / 1 / 76- स्था . दिनांक 18.4.81 मा . का. नि सं. 450 दिनांक 9.5.81 
ए - 35011/ 12/ 81 - स्था . दिनांक 10.6.81 सा . का .नि . मं . 633 दिनांक ] ].7.81 
ए- 35011 / 12 / 81 - स्था . दिनांक 23.5. 84 सा . का .नि सं . 562 दिनांक 9.6. 84 
ए- 35011/ 12/ 81- स्था . दिनांक 9.8.85 सा . का. नि . सं . 809 दिनांक 31 .8.85 
ए - 35011 / 1 / 86 - स्था . दिनांक 8 . 1. 86 सा . का . नि . सं . 77 दिनांक 1 . 2. 86 
ए- 35011 / 1 / 86- स्था . दिनांक 8.1. 86 सा . का. नि . सं . 78 दिनांक 1.2.86 
ए . 35011 / 1 / 86- स्था . दिनांक 26 .12. 88 सा . का . नि . सं . 1205 ( इ ) दिनांक 26 .12. 88 
ए- 35011 / 1 / 86- स्था . दिनांक 1.7.89 सा . का .नि . सं. 667 ( इ) दिनांक 1. 7. 89 
ए - 35001 / 1 / 86 - स्था . दिनांक 15 . 2.90 सा . का . नि . सं . 76 ( इ ) दिनांक 15 . 2. 90 
ए-35011/ 1 / 86-स्था . दिनांक 15.2. 90 मा . का .नि . सं . 77 ( इ) दिनांक 15.2. 90 
ए- 35011 / 1 / 86- स्था . दिनांक 16.5.90 सा . का .नि . सं . 502 ( इ) दिनांक 17.5.90 
ए- 35011 / 1 / 86- स्था . दिनांक 30. 5. 90 सा . का .नि . सं . 538 ( 5) दिनांक 1.6. 90 
ए- 35011/ 1 / 86- स्था . दिनांक 13. 8. 90 सा . का.नि . मं . 707 ( इ) दिनांक 16.8.90 
ए -16011 / 1 / 86 - स्था . दिनाक 13. 8. 90 सा . का .नि . सं . 560 ( इ ) दिनांक 1. 9.90 
ए- 35011/ 1 / 86- स्था . दिनांक 10.12. 90 सा. का .नि . सं . 753 ( इ) दिनांक 22 .12.90 
ए-12015 / 2/ 91 - स्था . दिनांक 11.6. 91 सा . का .नि . सं . 306 ( इ) दिनांक 11.6.91 
ए-12015/ 2 / 91 - स्था . दिनांक 29.4.92 सा . का. नि . सं . 442 (इ ) दिनांक 29.4.92 
ए-12015 / 2 / 91 - स्था . दिनांक 13.4. 94 सा . का .नि . सं . 384 ( इ) दिनांक 13.4.94 
ए-11015 /8 / 91 - स्था . दिनांक 27.7. 95 सा . का .नि . सं . 565 ( इ) दिनांक 27 .7.95 
ए - 35011 /13/ 96- स्था . दिनांक 23. 5. 96 सा . का .नि . सं . 224 ( इ ) दिनांक 28. 5. 96 
ए-35011 / 13 / 96- स्था . दिनांक 17.7.97 सा . का .नि . सं. 396 ( ड) दिनांक 17. 7.97 
ए -35011 / 13 / 96- स्था . दिनांक 2.12.97 सा . का . नि . सं . 394 दिनांक 13.12. 97 
ए- 35011 /13/ 96 - स्था . दिनांक 9.12. 98 सा . का .नि . सं. 252 दिनांक 26.12.98 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II Sec. 3 (1)] 
PRESIDENT S SECRETARIAT 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 28th February , 2001 
G .S . R . 164 (E ). - In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution , the President 
hereby makes the following rules further to amend the President s Secretariat (Recruitment and Conditions of Service ) 
Rules, 1976 , namely : 

1 ( 1 ) These rulesmay be called the President s Secretariat (Recruitmentand Conditions of Service ) Amendment 
Rules, 2001 . 

(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette . 

2 . In Schedule 1 to the President s Secretariat (Recruitment and Conditions of Service ) Rules, 1976 , against the post 
of Daroga (Malaria Inspector) appearing at serial number 38 , – 

(1) For the entry in column 6 , the following shall be substituted , namely - 

" Rs. 40XX0 -100-6000 "; 
(ii) for the entry in column 8 , the following shall be substituted , namely : 

" 27 years (Relaxable for Government servants upto the age of 40 years in the case of general candidates and 
upto 45 years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castos or the Scheduled Tribes in 
accordance with the instructionsor orders issued by the CentralGovernment from time to time). 
Note 1. The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from 
candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam ,Meghalaya , Arunachal Pradesh , 
Mizorain ,Manupur, Nagaland , Tripura, Sikkim , Ladakh Division of Jammu and Kashmir State ,Lahaul and Spıtı 
District and Pangi Şub- Division of Chamba District ofHimachal Pradesh , the Union Territory of the Åndaman 
and Nicobar Island or thc Union Territory of Lakshadweep ). 
Note 2 . The crucial date for determining the age limit in the case of candidates from Employment Exchange 

shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names " ; 
( ii) for entry in column 11, the following shall be substituted , namely : 

" Two ycars for direct recruits ." ; 
( IV ) for the entry in columo 12 , the following shall be substituted , namely: 

" Deputation /absorption , 
Note 1. Period of deputation including period of deputation in another ex -cadre post held immediately 
preceding this appointment in the sainc orother organisation /department of the Central Government shall 
ordinarily not exceed threc years. 
Note 2 . Themaximum age limit for appointment on deputation (including short term contract) shall be not 
exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications 
For ex -servicemen : Deputation /re- employment : The Armed Forces personnel due to retire or who are to be 
transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications 
prescribed shall also be considered . Such persons shall be given deputation terms up to the date on which 
they are due for release from the Armed Forces, thercafter they may be considered on re -employment" . 

[No. A . 35011/ 13/ 96 - Admn ] 

LIKHIRAM , Under Secy. (Admn.) 
Note :- - The principal rules were notificd videGSR . No . 275 (E ) dated the 1st April , 1976 , and subsequently amended vide 
S1. No. Number and date of Notification 

Particulars ofGazette Notification No . & date 
1. A - 35022/1/76 -Adm . dt 25-7 -79 

G .S.R No 1148 dt 15-9-79 
2 A - 35022 / 1/ 76 - Adm dt. 18 -4 -81 

GSR No 450 dt. 9 -5 -81 
A -35011/ 12/81-Adm . dt 10 -6 -81 

G .S.R . No 633 dt. 11-7-81 
4 A -35011/12 /81-Adm .dt.23-5-84 

G .S .R No. 562 dl 9-6 -84 
5 A -35011/12/81-Adm .dt. 9-8-85 

G . S.R No. 809 dt 31- 8 -85 


- 


- 


- 


- - 


- 


[ YTI - UUS 3 (1) ] 


भारत का राजपत्र • असाधारण 


Si No Number and date of Notification 


Particulars of Gazette Notification No & date 


6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 


A -35011/1/86 -Adm dt 8 -1-86 
A -35011/1/86 - Adm dt 8 -1- 86 
A -35011/ 1/86 -Adm dt 26 - 12 -88 
A -35011/ 1/86 - Adm dt 1-7 -89 
A - 35011/ 1/86 - Adm dt. 15 -2 - 90 
A -35011 / 1/86 -Adm dt 15-2 -90) 
A -35011/ 1/ 86 -Adm dt 16 -5-90 
A -35011/ 1/86 - Adm dt 30 -5 -90 
A -35011/ 1/86 -Adm dt 13-8 -90 
A -16011/ 1/86 -Adm dt 13 -8-90 
A -35011/ 1/86 - Adm dt 10 -12 -90 
A -12015 /2/91- Adm dt 11-6 -91 
A -12015 /2/91 -Adm dt 29-4 -92 
A -1 2015 /2/91-Adm dt. 13-4 -94 
A -11015/8/91- Adm dt 27 -7 -95 
A -35011/ 13/ %6 - Adm dt 23-5 - 96 
A -35011 /13/96 - Adm dt 17-7-97 
A -35011/13/96- Adm dt. 2 -12 -97 
A -35011/ 13 /96 -Adm . dt. 9- 12 -98 


GSR No 77 dt 1-2 -86 
GSR No 78 đL 1-2-86 
GSR No 1205(E ) d 26 - 12- 88 
GSR No 667(E ) dt. 1- 7 -89 
GSR No 76 (E ) dt 15 -2 -90 
GSR No 77(E ) dt 15 -2 -90 
GSR No 502 ( E ) dt 17-5 - 90 
GSR No 538 (E ) dt 1-6 -90 
GSR No 707 (E ) dt 16 -8 -90 
GSR No 560 dt 1-9- 90 
GSR No 753 dl. 22 -12-90 
GSR No 306 (E ) dt 11-6 -91 
GSR No 442 (E ) dt 29-4 - 92 
GSR No 384 (E ) dt 13 -4 - 94 
GSR No 565 (E ) dt 27-7 -95 
GSR No 224 (E ) dt 23-5- 96 
GSR No 396 (E ) 17 -7.97 
GSR No 394 dt 13 - 12 - 97 
GSR No 252 dt 26 -12 - 98 


Printed by the Manager, Govt of India Press Ring Road , Mayapuri New Delhi - 110064 

and Publishod by the Controller of Publications, Delhi- 110054 


